


093280॥ 4 





वेणु का परिवार रानी का परिवार 





दोनों परिवारों में कौन किस तरह के काम कर रहा हे? 


४£ क्या तुम्हारा परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि 
हाँ तो किसके जैसा? तुम्हारा परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? 


रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का-लड़की में भेदभाव (जेंडर विषमता) पर चर्चा संवदेनशीलता से होनी 
चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें और किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुँचे। 


के 











2020-2 





9० का 9 ४ # ४ bw 


४४ यदि नहीं तो अपने परिवार के बारे में बताओ। 
:£ क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? 


४४ सबसे आखिर में खाना कौन खाता हे? 


:£ खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों? 


:£ तुम्हारे घर में ओर तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम 
कौन करता है - पता लगाओ ओर लिखो। कुछ और काम तालिका में 
जोडो। 


काम कौन करता हे 





= = घर में तुम्हारे दोस्त के घर में 


. खाना बनाना 

. बाजार से सामान खरीदना 
. झाड़ लगाना 

; बर्तन साफ़ करना 

; पानी भरना 


(95 

hl i 
i 

पर A 

> NS re 





2020-2 


¦ घर में ज़्यादा काम कौन करता है? | तुम्हारे 


दोस्त के 


जो श्राया कहाँ से आया? 

नीचे कुछ खाने-पीने की चीजों के नाम लिखे हैं। जो चीज़ें हम पेड़-पौधों से लेते हें 
उन पर हरे रंग से (_) लगाओ। जो चीजें हमें जानवरों से मिलती हैं उन पर लाल रंग 
से (_) लगाओ। खाली जगह में कुछ नाम तुम भी जोड़ो। 





शहद हल्दी जम ..ँ‰७०^bhmhfh‘ˆर् 
मक्का दूध नीबू पएएएयययण 
पालक आलू अजवाइन [7/7 
अंडा माँस केला [पफ 
टमाटर प्याज... वदयथथियययया प 
EE जब तुम बीमार होते हो तो क्या पेड़-पौधों से मिलने वाली चीजों 
ह > को दवाई के रूप में लेते हो? कब कौन-सी चीज़ लेते हो - 








¢ चोट लगने पर IESE PRIEST MRSS I WISE MESSE CSR EERO RE 
+्पेट्द्दहोनेप[ [प्र 


A बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़-पौधों की पहचान व उनका 
उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा। 


© 
च 





2020-2 


१ खॉँसीकेलिए [प 
+ दातदर्दहोनेपर [TT 






| हर चीज के लिए सही टोकरी चुनो। लाइन बनाकर मिलान करो। 


a 


कचनार के फूल 







अदरक आम आँवला 


चने 
कटहल कमल ककड़ी 
पालक 
गोभी 
सैंजन की फली कड़ी पत्ता 
मूली 


गाजर सरसों आलू 


केला 


इस अभ्यास में कुछ पौधों के ऐसे भाग दिए गए हैं, जो कि हमारे भोजन का हिस्सा हैं। बातचीत 
के द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। 


छ 








2020-2 


